214 


HARYANA GOvr GAL., APRIL 20 , 1999 (CHTR 30 , 1921 SAKA) 


I PARTI 


लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग शाखा 


करनाल सकल 


दिनांक 27 अगस्त , 1998 


। 


संख्या 1194. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जिला रोहतक में गोरड से मुगान अप्रोच रोड के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसके लिये भूमि अभिग्रहण अधि 
नियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा लोकनिर्माण विभाग , भवन एवं मार्ग शाखा , करनाल सफल , अधिसूचना संख्या के 1185 
दिनांक 9 अक्तूबर, 1997 प्रकाशित की गई । अतः यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टयों में वर्णित भूमि उपरोक्त 
प्रयोजना अपेक्षित । 


यह घोषणा भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती 
है जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूमि अभिग्रहण कलेक्टर लो ० नि ० वि ० , भ ० तथा मा ० 
शाखा, भिवानी या जिला राजस्व अधिकारी एवं भमि अभिग्रहण, कलेक्टर रोहतक की उक्त भूमि की उक्त भूमि के अभिग्रहग हेतु आदेश 
लेने के लिये निदेश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षग भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , लो . नि . वि ०, भवा तया मागं शाखा, भिवानी तया कार्यकारी 
अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल , लो . नि . वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा , सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र /गांव हदबस्त नं . क्षेत्रफल 


खतरा सं . 


रोहतक 


रोहतक 


मगान 


55 


1.98 


28 


13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,22, 23 


30 


111 12, 13, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 20 


31 


152, 9710/17 10/27 11; 12; 20 


( इस्ती ). .... 


कार्यकारी अभियन्ता 

प्रान्तीय मणल नं . 11 
लो . नि . वि ०, भ ० व १० शाखा 

सोनीपत । 


PART ] ] 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 20, 1999 (CHTR 30, 1921 SAKA) 


215 


HARYANA PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROADS BRANCH , CIRCLE KARNAL 


The 27th August , 1998 


No. 1194. - Whcthcr thc Governor of Haryana is satisfied that land described in the spcification below 
is needed by Government at public expense for a m.blic purpose ner.cly construction of road Gram Gorar to 
Murgaon in Rohtak Distt . for which notification No. 1185, dated 9th October, 1997 under section 4 of the 
Land Acquisition Act , 1894 has been publish.cd . Il is hereby declared 11 at 11c land described in the specifica 
tion below is required for the aforesaid purposc . 

This declaration is made under 11:e provision of Ecction 6 of 13c Land Acquisition Act , 1894 to all 
whom il may concern and under the provisions of sccion 7 of11e said act 1l c Land Acquisition Collector, 

P.W.D .. B & R Branch Bhiwani Haryana . or district Revenue Officer -cum- I and Acquisition Collector is 
hreby directed to take order for the acquisition of 1]: said land . 


Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector , Haryana, P.W.D., 
B. & R. Branch , Bhiwani and 1 he Executive Engincer Provincial, Division , P.W.D., B & R Branch, Sonepat. 


SPECIFICATION 


District 


Tchsil 


Khasra No. 


Locality 
Village 


Hadbast 
No. 


Aroa in 
Acros 


• Rohtak 


Rohtak 


Mungaon 


55 


1.98 


28 


13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19.22 , 23 . 

30 


11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19,20 . 

31 


1,2,9,10 / 1 , 10/2 , 11 , 12,20 . 


(Sd. ) . 
Superintonding Engineer , 
Karnal Circlo , P.W.D., B. & R. Br., 

Karnal. 


गृह विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 26 जनवरी, 1999 


अमांक 2179c - 2 गृह, गोपनीय .-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते 
हुये संतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 3 की उपधारा ( 2), के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने 
हेतु प्राधिकृत करना मावश्यक है । 


-- 


2. इसलिये, उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के 
राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा 
राज्य के सभी | जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर दिनांक 22-1-99 से 21-4-99, तीन मास 
की अवधि के लिये प्रयोग की जा सकेंगी । 

के ० जी ० वर्मा, 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


